PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 1, 1992 ( BHDR. [ 0, 1914 SAKA) 


473 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर पुरस्कार 


दिनांक 


7 अगस्त , 1992 


तथा 


क्रमांक 208 )-ज - 2-92/ 17700. --श्री रखासिंह , पुत्र श्री चहड़ सिंह , निवासी गांव हंगोला , तहसील नारायणगढ़ , 
जिला अम्बाला, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 10 ) 

3( 1 ए ) के 
अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 36-ज-I-73/ 2274, दिनांक 24 जनवरी, 1973 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I - 79/ 440 40 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक 
की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री रखा सिंह की दिनांक 9 न्ति , 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया 

की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शाक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री रखा सिंह की विधवा 
श्रीमती बिशनी देवी के नाम रबी , 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के मन्तगतं तबदील 
करते है । 


मेहर चन्द, 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 25th August, 1992 
No. 2305 -Agri-S (3 )92 19649. - In partial modification of this Department notification issued 
- ,vide No. 180 - Agri.S( 3)-92/12779, dated 3rd June , 1992 against Serial No. 3 of licences u/ s 10 of 
the Act for the words , " Sat Parkash M/s Hargovind Rai. P. Co. Jind " The words " Sat Parkash 
M / s Udmai Ram Hargoving Rai Jind " will be substituted . 


M. K. MIGLANI , 


Secretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department . 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


The 18th August , 1992 
No. SE Karnal Circle P. W. D. B & R/ 1136.- .. Whereas i appears to the Governor of Haryana 
that land is likely to be needed to be taken by the Government, at public expenses, for public 
purposes, namely , for the construction of Panipat Barsat Road to Khotpura Barana Road (Missing 
number ). It is hereby notified that the land in the locality specified below is likely to be 
acquired for the above purpose . The notification is made under the provisions of section 4 of the Land 
Acquisition Act 1894 for all to whom it may concern . 

la exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is 
please 1 to authorise the oficers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen 
to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality, 
may within 30 days of the publication of this notification file an cbjection in writing before the 
Land Acquisition Collector. P. W. D .. P & R Barch, Antala Cantt . 


474 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 1, 1992 ( BHDR. 10, 1914 SAKA) 


[ PARTI 


SPECIFICATION 


District 


Tebsil 


Village 


Area in 

Acres 


Boundary 


Panipat 


Panipat 


Gari Sarani 
H.B. No. 38 


2.64 


52 


1 , 2 , 3, 8. 9 , 10 


53 


4/1 , 4/2 , 5 , 6 , 7 


54 


20/2 


55 


16 , 25/1 


61 


6/1 , 6/2, 7/1 , 7/2 , 


8/1, 8/2, 9/1 . 


62 


6, 7, 8 , 9/1 , 9/2 , 10/1 , 10/2 


63 


1/1 . 2/2, 3/1. 


( Sd. ) . 

Superintending Engineer , 
Karnal Circle, P. W. D., B & R Branch, 

Karnal. 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


करनाल वृत 


दिनांक 18 अगस्त , 1992 


नं ० एस ० ई ०/करनाल वृत/ लो नि ० वि ०/ 1136.-- चं कि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार 
द्वारा सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन नामत: पानीपत बरसत रोड़ से खोतपुरा बराना रोड़ (मिसींगं नम्बरान ) 
के लिए ली जानी प्रापेक्षित हैं । इसलिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे लिखे विनिर्दिष्ट इलाके में भूमि 
उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवतः आपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए जारी 
की गई है , जिस से यह सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो 
फिलहाल पाने कर्मचारियों तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण 
करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभि ग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस 
मधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर -अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग 
शाखा, अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित रूप में प्रापरित दायर कर सकता है । 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ. , SEPT. 1, 1992 (BHDR , 10 , 1914 SAKA ) 


475 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


এলাকা 


क्षेत्र 


पानीपत 


पानीपत 


गढ़ सरनाई 


2.64 


52 


Todo o 38 


1 , 


2 , 


3 , 


8 , 


9 , 


10 


53 


4/1, 4/2, 


5 


6 , 7 


54 


55 


2012 


16 , 25/1 


61 


6/1, 6/2 , 7/1, 
9/1 


7/2 , 


8/1, 


8/2 , 


62 


6 , 7 , 8 , 


9/1, 


9/2, 


10/1, 10/2 


63 


1/1, 2/2 , 

2/2, 3/1 


( I.) 


प्रधीयता अभियान 


777 to fore firo , 
miatt HT 17, HTTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH 


AMBALA CIRCLE 


The 31st July , 1992 
No. SE /PWD/ B & R Ambala/ 1713.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land 
is likely to be required to be taken by the Government, at public expenses, for a public purpose namely for 
constructing of link roud from villag : Patti B pripur to village Nagla in Kurukshetra District, it is hereb: 
notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above purpose . 
This notification is midi, under the provisions of section 4 of the 

the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 , to all whom it may concern 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is 
pleased to authorise the officers , for the time being engaged in the under taking with their servants 
and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required 
or permitted by that section . 


476 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. I , 1992 (BHDR . 10 , 1914 SAKA ) 


(PART I 


Any person interested who has any objection for the acquisition of any land in the locality , 
may, within thirty days of the publication of this notification , file an objection in writing before the 
Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B. & R , Branch , Ambala Cantt. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality/ 
village 


Hadbast 

No. 


Area in 

acrcs 


Rectangle /Kila No. 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra 


Thanesar 


Nagla 255 


2.85 


8 


2/1 , 212 , 9/1, 9/2/1 , 9/2/2 , 9/3, 10 , 11, 12/1, 12/2 , 
20/1, 20/2 , 20/3, 21/1 , 21/2 


9 


20 


25 


5/1, 5/2 , 6/1/1 


20 


6/1/2, 6/2 , 7, 14/1, 14/2 , 15/1/1 , 15/2 , 17/1, 17/2 , 
23/3 , 24 


21 


꾸 


27 


3 / 1,3/ 2, 4,8/ 1, 8/2 , 12 , 13/1 , 13/ 2,19 / 1, 19/2 , 21 , 22 


39 


6 , 15/1, 15/2 , 16/1 , 16/2/1, 16/2/2 , 24 , 25 


40 


1 


1/1, 1/2 , 10/1/1 , 10/1/2 , 11 


45 


4/1 , 4/2 , 4/3, 5 , 711 , 7/2 , 8/1, 13 , 14 , 18/1 , 18/2 , 
19, 18/3, 22 , 21/1, 21/2 


46 


21, 22 , 23, 24 , 25 


52 


1, 2/1 , 2/2 , 3 , 4/1 , 

4/1 , 4/2, 5 


53 


Da 


Do 


Buriput 


225 


0.67 


91,2 , 92/2 , 100 , 10 , 184 , 182, 179 , 177 , 176 , 

186/2 , 187/2 , 191/1 , 1912 , 191/3 , 191/4 , 192 , 
200 , 201, 214 , 215 , 216 


(Sd .) 

Superintending Engiucer, 
Ambala Circle , P. W. D., B. & R. Branch , 

Ambala Cantt, 


PART I) 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 1, 1992 (BHDR , 10 , 1914 SAKA ) 


477 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


अम्बाला वत 


दिनांक 31 जुलाई, 1992 


नं ० एस ० ई० / लो ० नि ० वि ०, भ ० एवं स ०/ अम्बाला / 1713 ..- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में ग्राम पहुंचायक सड़क गांव बोरीपुर से नंगला तक 
सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । प्रत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वणित परिक्षेत्र में 
उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
की जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए 
अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त 
धारा द्वारा उपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 


किसी भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपनी आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता, हरियाणा लो ० नि ० वि ०, भ ० तथा 
स ० शाखा , मम्बाला छावनी के समक्ष दायर कर सकता है 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


रक्टनगल नं ० /किला नं ० 


परिक्षेत्रा 
गांव 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


नं ० 


रुक्षेत्र थानेसर 


नगला 


255 


2.65 


8 


2/1, 2/2, 9/1, 9/2/1, 9/2/2, 9/3, 10 , 11 , 
12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 


9 


25 


20 


5/1, 5/2, 6/1/1, 6/1/2, 6/2, 7, 14/1, 14/2 , 
15/1/1, 15/2, 17/1, 17/2, 23/3, 24 


21 





1 


27 


3/1 , 3/2, 4, 8/1, 8/2, 12, 13/1, 13/2 , 
19/1, 19/2 , 21 , 22 


478 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 1, 1992 (BHDR . 10 , 1914 SAKA ) 


( PART Í 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


रैक्टेन्गल नं ०/किला नं ० 


एकड़ों में 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


255 


2.65 


नगला 
समाप्त 


39 


समाप्त 


6 , 15/1, 15/2, 16/1 , 16/2/1, 16/2/2, 24, 


25 


40 


1/1, 1/2, 10/1/1, 10/1/2, 11 


45 


4/1 , 4/2 , 4/3 , 5 , 7/1 , 7/2 , 8/1, 13, 14, 
18/1 , 18/2, 19, 18/3, 22, 21/1, 21/2 


46 


21 , 22 , 23 , 24, 25 


52 


53 


1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5 


1 


कुरक्षेत्र पानेसर 


बोरीपुर 


255 


0.67 


91/2 , 92/2, 100 , 101 , 184 , 182, 179, 
177, 176, 186/2, 191/1, 191/2, 191/3, 
191/4 , 192, 200 , 201 , 214 , 215, 216 , 
187/2 


( हस्ताक्षर ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
अम्बाला परिमण्डल , लो ० नि ० वि ० , 
भवन तथा मानं शाखा , अम्बाला छावनी । 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 
अम्बाला वृत 

शुद्धि -पत्र 

दिनांक 13 अगस्त , 1992 
क्रमांक एस ० ६०/ नो नि ० वि ० / ० तया स० / मम्बाला/ 1715. - भूमि अभिग्रहण अधिसूचना क्रमांक एस ० ई० / 
लो ० नि ० वि ० / १० तथा स ./ अम्बाला/ 1709, दिनांक 10 जुलाई , 1992 धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार 
दिनांक 28 जुलाई , 1992 के पृष्ट नं . 364 पर जिला कुरुक्षेत्र , तहसील थानेसर , गांव जालखेड़ी , हदबस्त न ० 114 
दोषपाल 1.56 रक्टेन्गल /किला नं . 445 छापा गया है । 

उपरोक्त की बजाए नीचे दिया गया पढ़ा जाये : 
रस्टेग्गल/किला नं 0 455. 

( हस्ताक्षर ) . 

अधीक्षक अभियन्ता , 
मम्बाला परिमण्डल , लो ० नि ० वि ० , 
भवन तथा मार्ग शाखा , अम्बाला छावनी । 


- 


